रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO D . L.- 33004/ 99 


समयमयपपत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II . - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 – Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 17, 2001 / भाद्र 26 , 1923 
NEW DELHI, MONDAY , SEPTEMBER 17 , 2001/BHADRA 26 , 1923 


- 


- 


- 


- 


सं . 465 ] 
No. 465 ] 


- ve 


- 


- 


- 


1 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याणमंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 17 सितम्बर , 2001 


सा . का . नि . 672( अ ), - खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम , 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित 
प्रारूप , जिसे केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात्, खाध अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1954 ( 1954 का 37 ) 
की धारा 23 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों 
की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है , प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर 
उस तारीख से जिसको ऐसे राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह सूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिन की अवधि 
की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा; 


आक्षेप या सुझाष, यदि कोई हों , सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110001 को 
भेजे जा सकेंगे, 


किसी ऐसे आक्षेप या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होंगे, केन्द्रीय 
सरकार द्वारा विचार किया जायेगा । 


प्रारूप नियम 


1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाध अपमिश्रण निवारण (........... संशोधन ) नियम , 2001 है । 


( 2 ) ये नियम इनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है ) के नियम 3 के उप नियम ( 2 ) में 


( क ) सारणी 1 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी अर्थात् : 


2875 GI/2001 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC. 3 (1)] 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


सारणी - 1 


केन्द्रीय खाध प्रयोगशालाओं के नाम 
1. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, 
• कोलकाता - 700016 


2. केन्द्रीय खाध प्रयोगशाला 

मैसूर -570013 
3. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला 

पुणे - 411001 
4. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला 

गाजियाबाद - 201001 


स्थानीय क्षेत्र 
- अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर , मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, 
सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तरांचल और अण्डमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप 
संघ राज्य क्षेत्र . 
असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महासष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और 
चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र 
आंध्र प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर , कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान 

और तमिलनाडु 
बिहार, गोवा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल , दादरा और नगर हवेली, दमन और 
द्वीव और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र 


( ख ) 


सारणी - 2 में --- 


( i ) मद 1 में केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता से संबंधित प्रविष्टि के सामने स्तंभ ( 2 ) के अंत में निम्नलिखित जोड़ा 

जायेगा, अर्थात् , 

" ( xiv ) झारखंड "; 
( i ) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद से संबंधित प्रविष्टि के सामने स्तंभ 2 में , -- 


( अ ) मद 1 में , अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा अर्थात् : 

" ( x ) छत्तीसगढ़ 

(xi ) उत्तरांचल ; 
3. उक्त नियमों के नियम 4 में , उपनियम ( 7 ) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जायेगा, अर्थात् : 
" ( 8 ) किसी पदाभिहित प्रयोगशाला में विश्लेषित आयातित खाध के नमूनों के विश्लेषण की बाबत संदेय फीस प्रति नमूना 3000 रुपये 

होगी जिसका संदाय आयातकर्ता द्वारा किया जायेगा । " 


4. उक्त नियमों के नियम 43क के स्पष्टीकरण में , "किसी प्रकाश, ध्वनि , धुआं, या गैस के माध्यम से ", शब्दों के स्थान पर "किसी 
प्रकाश, ध्वनि, धुआं, गैस , प्रिन्ट, इलैक्ट्रानिक मीडिया, इनटरनेट या बेबसाइट के माध्यम से " शब्द रखे जायेंगे । 


[ सं . पी - 15014/ 4/ 2001 पी एच ( खाध ) ] 

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव 
टिप्पण : - खाध अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3 में का . नि . आ . 2105 तारीख 12 - 9 - 1955 द्वारा प्रकाशित 

किए गए थे और उनमें सा . का. नि . 320 ( अ ) तारीख 2 - 5 - 2001 द्वारा अंतिम बार संशोधन किए गए । 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(DEPARTMENT OF HEALTH ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th September, 2001 
G. S. R. 672 ( E ).- -- The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration 
Rules , 1955 , which the CentralGovernium , altur consultation with the Central Committee for Food Standards , proposes 
to make, in exercise of the power conferred by the sub -section ( 1 ) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration 
Act, 1954 ( 37 of 1954 ), is hereby published as required by the said sub - section, for the information of all persons likely 
to be affected thereby , and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the 
expiry of a period of sixty days from the date on wrich thc copies of this official Gazette in which this notification is 
published , are made available to the public; 

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary , Ministry of Health and Family Welfare, 
Government of India , Nirman Bhavan , New Delhi-110001 . 


[ 47 II - 


05 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


The objection and suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before 
the expiry of the period so specified , will be considered by the Central Government; 

DRAFT RULES 
1. (1 ) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (...Amendment Rules), 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette. 
2 . In the Prevention of Food Adulteration Rules , 1955 (hereinafter called as said rules) in rule 3, in sub -rule (2), 
(a) for the Table 1, the following Table shall be substituted, namely : -- 

“ TABLE - I 


Local Areas 


Name of the Central Food 

Laboratories 


( 1 ) 


( 2 ) 


. 1. Central Food Laboratory , Calcutta - 700016 . Arunachal Pradesh , Chhattisgarh ,Manipur, Meghalya, 

Mizoram , Nagaland , Orissa , Sikkim , Tripura , Uttaranchal 
and Union Territories of Andaman and Nicobar Island and 

Lakshadweep . 
2. Central Food Laboratory,Mysore -570013. Assam , Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh , Maharashtra , 

Punjab , Uttar Pradesh and Union Territory of Chandigarh . 
3. Central Food Laboratory , Pune -411001 . 

Andhra Pradesh , Delhi, Jammu and Kashmir , Karnataka , 

Kerala ,Madhya Pradesh , Rajasthan and Tamil Nadu . 
4 . Central Food Laboratory , Ghaziabad - 201001. Bihar, Goa , Jharkhand , West Bengal, Union Territories 

of Dadar and Nagar Haveli, Daman & Diu and 

Pondicherry "; 
(b ) in Table II, — 

(i) against entry relating to the Central Food Laboratory, Kolkata, in column (2),in item 1, the following shall be 
added at the end , namely, – 

**(xiv ) Jharkhand"; 
( ii) against entry relating to the Central Food Laboratory ,Ghaziabad , in column (2), 
(A ) in item 1, the following shall be added at the end, namely , - 

" (x ) Chhattisgarh 

( xi) Uttaranchal" , 
(B ) in itcm 2 , the following shall be added at the end , namely, -- 

" ( vi ) Uttaranchal; 
3 . In rule 4 , of the said rules, after sub -rule (7), the following shall be inserted , namely, 
" (8) The fee payable in respect of analysis of samples of imported food analysed in any designated laboratory 

shall be Rs. 3000 /- per sample payable by the importer" . 

4 . In rule 43 A of said rules, in the Explanation , for the words " by means of any light, sound, smoke or gas", the 
words, — " by means of any light, sound , smoke, gas, print, electronic media , internet or website " shall be substituted . 

[No. P -15014 /4 /2001-PH (Food )] 

DEEPAK GUPTA , Jt. Secy. 
Note . — The Prevention of Food Adulteration Rules , 1955 were published in Part II, Section 3 ofGazette of India 
vide S .R .O . 2105 dated 12 - 9 - 1955 and were last amended vide G . S .R . No. 320 (E ) dated 2 -5 - 2001. 


Printed by the Manager , Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications , Dolhi- 110054 . 


